रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D. L.-33004/99 





सत्यमेव जयत 


भारत की राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


POENTRAR 


) * 


EXTRAORDINARY SE Her 


EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( iit . ... 
PART II — Section 3 - Sub - section ( ii ). . 

. " 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, सोमवार , मार्च 26, 2001/ चैत्र 5, 1923 
NEW DELHI, MONDAY ,MARCH 26 , 2001/ CHAITRA 5, 1923 


- -- 


- 


- - - - - - 


- - 


- - 


सं . 197 ] 
No. 1971 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


आदेश 


नई दिल्ली, 26 मार्च, 2001 


का . आ . 274 ( अ ). - मेघालय राज्य सरकार ने स्वापक औषधि 
और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 
का 46 ) के अधीन निरूद्ध व्यक्तियों के निरोध की शर्तों के संबंध में 
अधिसूचना सं. ई. आर. टी. एस . ( ई ) 28/ 95 /107 , सारीख 23 जून , 
2000 द्वारा मेघालय के राजपत्र तारीख 16 नवंबर, 2000 में प्रकाशित 
एक आदेश जारी किया है । 

____ अतः, अब केन्द्रीय सरकार , स्वापक औषधि और मनःप्रभावी 
पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 46 ) की 
धारा 5 के खंड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह 
निदेश करती है कि मेघालय सरकार का उक्त आदेश, स्वापक औषधि 
और मनःप्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 
का 46 ) के अधीन केन्द्रीय सरकार के या केन्द्रीय सरकार के किसी 
अधिकारी के आदेश के अधीन, मेघालय राज्य में निरूद्ध व्यक्तियों को 
भी लागू होगा । 
[ फाईल सं . 820/ 15 /92 - पीआईटीएनडीपीएस ] 

जे. एल. साहनी, उप सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Revenuc ) 

ORDER 
New Delhi,the 261h March , 2001 
S . 0 . 274 ( E ).---- Whereas , the State Government of 
Meghalaya has issued an order vide Notification NO . ERTS 
( E ) 28 / 95 / 107 dated 23rd June, 2000 , published in the 
Gazette ofMeghalaya dated the 16th November , 2000 
relating to Conditions of Detention of persons detained 
under the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 
Psychotropic Substances Act, 1988 (46 of 1988); 

Now , therefore, in cxercisc of the powers conſerred 
by clause (a ) of Section 5 of the Prevention of Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1988 
( 46 of 1988), the Central Government hereby directs that 
the said order of the Government ofMeghalaya shall apply 
also to the persons detaincd in the State of Meghalaya , 
under the order of the Central Government or of an officer 
of the Central Government, under the Prevention of Illicit 
Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 
Act , 1988 (4601 1988 ) 

[ F No .820/ 15/92- PITNDPS ] 

J. L. SAWIINEY, Dy. Secy 


940 9 ]/ 2001 


- 


- 


- - 


- 


- 


Printed by the Manager, Govt. of India Press . Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


